निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 2 मार्च 2015 


( सं0 पटना 340 ) 


गृह विभाग 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचनाएं 

11 दिसम्बर 2014 
सं0 कारा / स्था० (वि०) - 02 - 51 / 2014 - 6390 — भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 में 
संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - (1 ) यह नियमावली "बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग 
( संशोधन ) नियमावली, 2014 " कही जा सकती है । 

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 

2. बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 के नियम 5(2) को निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थपित किया जायेगा : 

" 2) वैसे आकस्मिक मृत्य, जो नियत पारिश्रमिक किसी रूप में प्राप्त कर रहें हैं अथवा नियत वेतनमान के मूल 
प्रक्रम का न्यूनतम स्थिर वेतन प्राप्त कर रहे हैं और दिनांक 11. 12. 2006 या उससे पूर्व कार्य पर जिस किसी भी पदनाम 
से कार्य पर रखे गये हों , उन्हें नाई और सफाई मजदूर के स्वीकृत पदों के विरूद्ध विचारित करते हुए उनके 
नियमितीकरण के लिए नियुक्ति का एक अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात शेष बचे पद एवं इस प्रकार नियुक्त 
नाई / सफाई मजदूर / आकस्मिक मृत्य द्वारा रिक्त किये गये पदों पर बाह्य स्त्रोत से सरकार द्वारा समय - समय पर 
विहित प्रक्रिया एवं नियत विहित वेतन / पारिश्रमिक पर सेवा ली जायेगी । साथ ही वैसे आकस्मिक मृत्यों को इस आशय 
का शपथ - पत्र भी देना होगा कि उन्हें सफाई मजदूर के रूप में सेवा नियमितीकरण किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है 
तथा भविष्य में वे अन्य सदृश्य कार्य अथवा पद, यथा - चालक , बिजली मिस्त्री आदि पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे । " 

3. बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 के नियम 6 (iv ), 7 ( क ) (1) और 7 ( क ) ( 2) में 
प्रयुक्त शब्द " नाई / सफाई मजदूरों " शब्द " नाई / सफाई मजदूर / आकस्मिक मृत्यों " द्वारा प्रतिस्थापित किया 
जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव , 
सरकार के अपर सचिव 
सह -निदेशक ( प्रशासन ) । 


PER JGIC (31HTET UT), 2 HIT 2015 

The 11th December 2014 
No. kara /stha0 ( vi0 )- 02 -51/2014 -6390 — In exercise of the powers conferred by 
proviso to Article - 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is hereby pleased 
to make the following rules to make amend in the Bihar Jails Nai and Safai Mazdoor Cadre 
Rules, 2011: 

1 . Short title extent and commencement.- ( 1) These Rules shall be called the 
“ Bihar Jails Nai and Safai Mazdoor Cadre ( Amendment) Rules, 2014 ” . 

( 2 ) It shall extent to the whole of the State of Bihar . 
(3 ) It shall come into force at once. 

2 . Amendment of Rule 5 ( 2 ).- The rule 5 (2 ) of the Bihar Jails Nai and Safai Mazdoor 
Cadre Rules, 2011 shall be substituted by the following : 

“ Those casual labours, who are receiving a fixed wages in any manner or receiving 
minimum fixed pay on the basic of a prescribed pay scale and have been hired | 
any post, on or before date 11 - 12 - 2006 , shall be considered for appointment on the 
sanctioned posts of Nai and Safai Mazdoor and shall be given one chance of appointment 
for regularization ; and services on the rest of the sanctioned posts, after such regularization 
and posts which are vacated by such Nai/Safai Mazdoor /Casual Labour appointed thus, 
shall be outsourced in a prescribed manner and on a prescribed fixed pay /wage by the 
Government, from time to time. Besides, such casual labours shall have to submit an 
affidavit stating that they do not have any objection with their services being regularized as 
Nai/Safai Mazdoor and that they shall not put forward any claim for any similar work or 
post, like driver, electrician , etc. ” 

3 . The words used ‘Nai/ Safai Mazdoors in the rule 6 (iv ), 7 (a )( 1 ) and 7 ( a )( 2 ) of 
Bihar Jails Nai and Safai Mazdoor Cadre Rules , 2011 shall be substituted by the words 
‘Nai/ Safai Mazdoor /Casual Labours . 

By order of the Governor of Bihar , 

SATYENDRA NATH SRIVASTAV , 
Additional Secretary to Government-cum 

Director (Administration ). 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Paste JHC (31HTERUT ) 340 -571+ 300 - STOTOctoi 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


